रजिस्ट्री संडीएल० -33004/97 


REGD . NO. D .L.-33004/97 


11 
. ५ 


. 


. 


. 


- - - - 


- -- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


-- 


- 


. 


." 





सम्पमयपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 

EXTRAORDINARY de gelang 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


G /10la) 


भाग II - खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (iii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं047 ] 
No. 47 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 1997 / आषाढ़ 24, 1919 
NEW DELHI, TUESDAY , JULY 15 , 1997 /ASADHA 24, 1919 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1997 
आ . अ. 76( अ ) . - यत: श्री के . आर. नारायणन, भारत के उप - राष्ट्रपति की पदावधि 20 अगस्त , 1997 को समाप्त हो रही है । 

और यत: राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम , 1952 ( 1952 का 31 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) के अधीन निर्वाचन आयोग 
द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीखें ऐसे नियत की जानी अपेक्षित हैं कि निर्वाचन समय पर पूरा हो जाए और निर्वाचित 
उप - राष्ट्रपति अपना पद 21 अगस्त , 1997 को ग्रहण करने में समर्थ हो सकें । 

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप- धारा ( 1 ) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग इसके द्वारा उक्त निर्वाचन के लिए : 
( क ) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख 

29 जुलाई , 1997 ( मंगलवार ) 
( ख ) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 

30 जुलाई, 1997 ( बुधवार ) 
( ग ) अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तारीख 

1 अगस्त , 1997 ( शुक्रवार ) 
( घ ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 

16 अगस्त , 1997 ( शनिवार ) 
नियत करता है । 

[ सं. 480/97 ] 

आदेश से , 
सी . आर. ब्रह्मम् , सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th July, 1997 
O . N . 76 (E ). — Whereas the term of office of Shri K . R Narayanan , Vice -President of India , is due to expire on 20th 
August, 1997 . 


And whereas under sub - section ( 3 ) of section 4 of the Presidential and Vice - Presidential Elections Act , 1952 ( 31 of 
1764 GI/97 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IL - - Sec . 3 (ii )] 


1952 ), the Election Commission of India is required to appoint the dates for the election to fill the office of the Vice- President 
of India so that it will be completed in time to enable the Vice- President thereby elected to enter upon his office on the 21st day 
of August , 1997; 

Now , therefore, in pursuance of sub -section ( 1) of Section 4 of the said Act, the Election Commission hereby appoints 
in respect of the said election 

(a) 29th July, 1997 ( Tuesday) 

as the last date for making nominations; 
(b ) 30th July, 1997 (Wednesday ) 

as the date for the scrutiny of nominations; 
(c ) 1st August, 1997 (Friday ) 

as the last date for the withdrawal of candidatures; and 
(d) 16th August, 1997 (Saturday) 

as the date on which a poll shall, if necessary be taken . 


[No. 480 /97 ] 

By Order, 
C . R . BRAHMAM , Secy . 


. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


